रजिस्ट्री सं० डी० - ( ) - 73 


Registered No. D -( D ) - 73 


... 


पपपेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


- 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


. 


. 


सं० 16 ] 
No. 16] 


Govi tipi 


नई दिल्ली , शनिवार , अप्रैल 19, 1975 ( चैत्र 29, 1897 ) 
NEW DELHI , SATURDAY, APRIL 19, 1975 ( CHAITRA 29 , 18 

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is glven to the Part In order that it may be alled as a separate compllation , 


.. 


. . . - . - " - .: - - 
. . . - . - - - - - 


- 


- : - 


- . 


. . 


. 


. -- 


-. 


- 


- 


- 


- 


- . - - . . . . - - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - . - 


. .. -. . . 


. 


- - - - . .. - . 


. . . - - - 


भाग IIT - - खण्ड 4 

PART II - SECTION 4 
विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिसमें कि आवेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं 
Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements 

and Notices issued by Statutory Bodies 


स्टेट बैंक आफ इंडिया 

केन्द्रीय कार्यालय 
बम्बई, दिनांक 24 मार्च 1975 

। सूचना 
एस० बी० डी० सं० 3/ 1975. — इसके द्वारा सर्वसाधारण 
को सूचना दी जाती है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ( सहायक बैंक ) 
अधिनियम 1959 ( 1959 का 38वां ) की धारा 25 की उप 
धारा ( 1 ) के अनुच्छेद ( स ) के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 
ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से विचार -विमर्श कर श्री एन० राज 
माणिक्यम , पहली क्रास , मगदी रोड, बंगलौर, को स्टेट बैंक ऑफ 
मैसूर के निदेशक पद पर दिनांक 24 मार्च 1975 से 23 मार्च 
1978 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए ( दोनों दिन सम्मिलित ) 
श्री पार० एस० प्राराध्य , जो आज से निदेशक पद पर नहीं रहेंगे , 
के स्थान पर नामित किया है , 

प्रार० के० तलवार , अध्यक्ष 


शक्तियों के उपयोग का अधिकार दिया जाय वर्तमान पदस्थ 
अधिकारी क्रमशः सर्वश्री के० सी० थिमय्या और एम० आर० 
कीर्तने हैं । 

केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति के प्रादेश से 

दिनांक 11 मार्च 1975 
इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में की गई निम्नलिखित नियुक्ति 
की अधिसूचना दी जाती है: 
( 1 ) श्री एस० के० दत्ता ( 1 ) ने श्री एस० सी० नागर 

के स्थान पर दिनांक 4 फरवरी 1975 को कारोबार 
समाप्त होने की अवधि से बंगाल मंडल के स्थानापन्न 

मुख्य महाप्रबंधक का पद भार ग्रहण किया है. । 
( 2 ) श्री ए० एस० पुरी ने श्री एस० के० वत्ता ( 1 ) के स्थान 

पर दिनाक 1 फरवरी 1975 को कारोबार समाप्त 
होने की अवधि से बंगाल मंडल के स्थानापन्न 

महाप्रबंधक ( परिचालन ) का पद भार ग्रहण किया है . 
इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में की गई निम्नलिखित नियुक्ति 
की अधिसूचना दी जाती है : 

श्री एस० सी० नागर ने दिनांक 12 फरवरी 1975 से 
हैदराबाद मण्डल के मुख्य महाप्रबंधक का पद भार ग्रहण किया है . । 

पी० सी० डी० नम्बिप्रार 

उप -प्रबंधक निदेशक 
( कार्मिक एवं सेवाएं ) 


बम्बई, दिनांक 28 फरवरी 1975 

सूचनाएं 
केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति ने निर्णय लिया है कि 
शाखा प्रबंधक, पुणे शाखा तथा पटना प्रमुख शाखा के पदनाम को 
बदल कर 1 जनवरी 1975 से मुख्य प्रबंधक कर दिया जाए और 
इस पद पर कार्यरत अधिकारियों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया , सामान्य 
विनियम 76 ( 1 ) के अंतर्गत उल्लिखित हस्ताक्षर करने की 
29GI / 75 


(1129 ) 


नाP4 

- 


- 


1130 THE GAZETTE OF INDIA, APRIL 19 , 1975 (CHAITRA 29 , 1897 ) [ PART III - SEC . 4 
स्थानीय प्रधान कार्यालय 

4 . श्री एस० के० खुराना , अधिकारी श्रेणी- JI तिथि 
नई दिल्ली -110001, दिनांक 1 अप्रैल 1975 

11- 11- 74 बैंक का कार्य आरम्म होने के समय से दरयागंज , 
सं० पार V स्टाफ /पी० सी० एफ०/ 288 - श्री ए० के० दत्त , 

देहली शाखा में सहायक लेखापाल होंगे । 
अधिकारी श्रेणी I ने 31 मार्च, 1975 की कार्यसमाप्ति 

5. श्री रामचन्द रुपाना, अधिकारी श्रेणी- II ने श्री 
से इन्डस्ट्रियल एस्टेट चन्डीगढ़ शाखा का स्थायी कार्यभार संभाला । डी० पी० सक्सेना, अधिकारी श्रेणी-I के स्थान पर श्रद्धानन्द मार्ग , 
श्री पी० नाभ ओहजा , स्टाफ अधिकारी श्रेणी III ने सेक्टर 

देहली शाखा में तिथि 23- 12- 74 अपराह्न से तिथि 26-12- 74 
7 ( मध्य मार्ग ) चंडीगढ़ शाखा का उसके खुलने की तिथि यानी 

पूर्वाह्न तक स्थानापन्न मैनेजर के रूप में कार्य किया । 
24-7-1974 से पूर्ण कार्यभार संभाला । 

एस० डी० गंडा 
___ श्री बी० एल० मेहरा, अधिकारी श्रेणी I ने पंजाब इंजीनियरिंग 

प्रबन्ध निदेशक । 
कालेज, चंडीगढ़ शाखा का उसके खुलने की तिथि यानि 
31- 8-1974 से पूर्ण कार्यभार संभाला । 

दि इंस्टीट्यूट प्राफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट स आफ इंडिया 
श्री बी० एल० मेहरा , अधिकारी श्रणी I के स्थान पर 
श्री एम० एल० उप्पल अधिकारी श्रणी I ने 29- 7-1974 

( चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ) 
की कार्यसमाप्ति से पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ शाखा का 

नई दिल्ली, दिनांक - 1975 
स्थायी कार्यभार संभाला । 

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया के अधिनियम 1964 के 
श्री एम . एस . सिंधवानी, अधिकारी श्रेणी I ने 1 अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार जो अनुच्छेद ( 1 ) प्राधिनियम 
जनवरी , 1975 से पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ शाखा में मैनेजर ( 8 ) उपरोक्त अधिनियम 112 में दिए गए हैं , एतद्वारा यह 
( पी० बी० डी० ) का अस्थायी कार्यभार संभाला । 

घोषणा की जाती है कि श्री जे० सी० टण्डन ( सदस्य संख्या 7544 ) 

द्वारा सेन्ट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल इन्स्टीट्यूट चार्टर्ड 
दिनांक 2 अप्रैल 1975 

एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया की सदस्यता से प्रस्तुत इस्तीफा 7 जून 
सूचना 

सन् 1974 ई० से स्वीकृत किया जाता है । 
सं० ओ० एम० डी० - श्री जी० सी० गर्ग , स्टाफ अधिकारी 

एम० एच० सिंघल 
श्रेणी III (एस० बी० आई०) ने 3 सितम्बर 1974 के कार्य प्रारम्भ 

सभापति 
से मुख्य महाप्रबन्धक , नई दिल्ली स्थानीय प्रधान कार्यालय 
के निजी सचिव का पद संभाला और उन्हें बैंक के लाभांश 
अधिपत्रों पर हस्ताक्षर करने तथा उन्हें प्रचालन करने का ___ नई दिल्ली -110001, दिनांक 5 अप्रैल 1975 
अधिकार दिया । 

सं० 1-सी० ए० ( 80)/ 74 - - चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन्स , 
ए० एस० मोंगिया , 1964 के रेगुलेशन 59 के उप -रेगुलेशन ( 2 ) के अनुसरण में 
मख्य महाप्रबन्धक इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया की कौंसिल को 

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स स्टूडैन्ट्स एसोसियेशन रूल्स में निम्नांकित 

संशोधन करने में प्रसन्नता है : - - 
स्टेट बैंक आफ पटियाला 

वर्तमान रूल 6 के लिए, निम्नलिखित रूल 6 बदल लें :- - 
प्रधान कार्यालय 

" 6. इन रूल्स के किसी भी उपबन्धों को लागू कारने में 
पटियाला, दिनांक 1 फरवरी 1975 

यदि कोई कठिनाई आती है तो सैन्ट्रल कौंसिल , जैसा वह 
स० एस० बी० प्रो० पी०/ 10 -- इस नोटिस द्वारा बैंक के निर्णय करें, ऐसे उपबन्धों को बना सकती है अथवा ऐसे निदेश 
निम्नलिखित प्रधिकारियों के स्थानान्तरण एवं परिवर्तन की 

दे सकती है जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक 
सूचना दी जाती है : 

प्रतीत हों । " 
1. श्रीमती सरन मैनी, अधिकारी श्रेणी -I, तिथि 20- 12- 74 

दिनांक 8 अप्रैल 1975 
बैंक का कार्य प्रारम्भ होने के समय से शास्त्री भवन , नई दिल्ली 
शाखा में सहायक लेखापाल के रूप में कार्य करेंगी । 

सं० 1 -सी० ए० ( 79 )/ 75-~- चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स रेगुलेशन्स 
2 . श्री के० के० खण्डेलवाल , अधिकारी श्रेणी ए तिथि 

1964 में किए जाने वाले निश्चित संशोधन का निम्नांकित 
5 - 10 - 74 बैंक का कार्य समाप्त होने के समय से कस्तुरबा गांधी 

मसविदा जो घार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक्ट , 1949 ( 1949 का 38वां 

एक्ट ) के भाग 30 के उप भाग ( 1 ) और ( 3 ) द्वारा प्रदत्त अधिः 
मार्ग, नई दिल्ली शाखा के मैनेजर होंगे । 

कारों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित किया गया है और उसके द्वारा 
3. श्री राम प्रकाश अरोड़ा, अधिकारी श्रेणी-I तिथि प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों को सूचनार्थ प्रकाशित किया 
11- 1- 75 बैंक का कार्य समाप्त होने के समय से श्रद्धानन्द मार्ग , जाता है और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मसविदे पर 31 
नई दिल्ली शाखा के मैनेजर होंगे । 

मई, 1975 को अथवा उसके पश्चात् विचार किया जायेगा । 


PART III - Sec . 4 ] THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 19, 1975 (CHAITRA 29, 1897 ) 1131 
उपर्युक्त मसविदे के संबंध में किसी भी व्यक्ति से निर्दिष्ट 

उपर्युक्त मसविदे के संबंध में किसी भी व्यक्ति से निर्दिष्ट 
तिथि से पूर्व प्राप्त किसी भी आपत्ति अथवा सुझाव पर कौसिल तिथि से पूर्व प्राप्त किसी भी आपत्ति अथवा सुझाव पर कौंसिल 

आफ दी इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया , नई आफ दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया , नई 
दिल्ली द्वारा विचार किया जायेगा । 

दिल्ली द्वारा विचार किया जायेगा । 
उपर्युक्त रैगुलेशन में : -- 

उपर्युक्त रैगुलेशन्स में : - - 
1. रैगुलेशन 40 में , उप रेगुलेशन ( 3 ) में शब्द सिवाय 

1. रैगुलेशन 6 के उप रेगुलेशन ( 3 ) में शब्द पेंतालीस 
इसके कि पार्टिकिल्ड क्लर्क द्वारा कोई शुल्क अदा नहीं 

रुपये, के लिए शब्द , सत्तर रुपये बदल लें । 
करना होगा के लिए सिवाय इसके कि आर्टिकिल्ड क्लर्क 

2. रैगुलेशन 6 के उप रेगुलेशन ( 4 ) में शब्द एक सौ वस 
द्वारा वह रजिस्ट्रेशन शुल्क अदा करना होगा जो कौंसिल 

रुपये के लिए, शब्द एक सौ पचास रुपये बदल लें । 
द्वारा समय-समय पर निश्चित किया जाता है शब्द 3. रैगुलेशन 6 के उप रैगुलेशन ( 4) की व्यवस्थाओं में शब्द 
बदललें । 

पेंसठ रुपये के लिए, शब्द अस्सी रुपये बदल के । 
2. रेगुलेशन 41 में , उप रेगुलेशन ( 3 ) में शब्द सिवाय इसके 

4. रेगुलेशन 6 के उप रैगुलेशन ( 5 ) में शब्द "पिचहसर 
कि पार्टिफिल्ड क्लर्क द्वारा कोई शुल्क अदा नहीं करना 

रुपये के लिए, शब्द एक सौ पचास रुपये बदल । 
होगा के लिए सिवाय इसके कि पार्टिकिल्ड क्लर्क द्वारा 

5 . अनुसूची ए में :---- 
वह रजिस्ट्रेशन शुल्क अदा करना होगा जो कौंसिल द्वारा 

( 1 ) फार्म 2 के पैराग्राफ 3 ( ii ) में , शब्द और अंक 
समय -समय पर निश्चित किया जाता है शब्द बदल लें । 

रु० 75/- के लिए शब्द और अंक रु० 150/- 

बदल लें । 
3. रेगुलेशन 42 में , उप रेगुलेशन ( 3 ) में शब्द सिवाय इसके 

( 2 )। फार्म 3 के पैराग्राफ 2 ( ii ) में , शब्द और अंक 
कि पार्टिकिल्ड क्लर्क द्वारा कोई शुल्क अदा नहीं करना 

रु० 65/ - के लिए, शब्द और अंक रु० 80/- 
होगा के लिए सिवाय इसके कि आर्टिकिल्ड क्लर्क द्वारा 

बदल लें । 
वह रजिस्ट्रेशन शुल्क अदा करना होगा जो कोसिल द्वारा 

फार्म 6 के पैराग्राफ 1 में देय शुल्क का संदर्भ 
समय- समय पर निश्चित किया जाता है शब्द बदल लें । 

निम्न प्रकार बदल लें : -- - 
4 . रेगुलेशन 43 में , वर्तमान उप रेगुलेशन ( 3) के लिए 

सदस्यता शुल्क रु० 70 . 00/ 150 . 00 
निम्नलिखित बदल लें : 

प्रैक्टिस करने की सर्टिफिकेट का 
"( 3 ) आर्टिकिल्ड क्लर्क द्वारा सप्लीमेंटरी पार्टि 

शुल्क 

रु . 150 . 00 
किल्स के रजिस्ट्रेशन के लिए वह रजिस्ट्रेशन शुल्क प्रदा 

( 4 ) फार्म 10 के पैराग्राफ 3 ( ) में शब्द और अंक 
करना होगा जो कौंसिल द्वारा समय -समय पर निश्चित 

रु० 75/- के लिए, शब्द और अंक ९० 150/ 
किया जाता है " । 

बदल लें । 
5 . वर्तमान रेगुलेशन 54 के लिए निम्नलिखित रेगुलेशन 

सं० 1 सी० ए० ( 79)/ 74 — चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रैगुलेशन्स , 
5 4 बदल लें : 

1964 में किए जाने वाले निश्चित संशोधन का निम्नांकित मसविया 

जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक्ट , 1949 ( 1949 का 38वां एक्ट ) , 
" 54 आडिट सेवा का स्थानांतरण : जहां एक 

के भाग 30 के उपभाग ( 1 ) और ( 3 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का 
आडिट क्लर्क , अपनी सेवा समाप्ति के बाद दूसरे नियोक्ता प्रयोग करते हुए प्रस्तावित किया गया है और उसके द्वारा प्रभावित 
के यहां आडिट क्लर्क के रूप में कार्य आरंम करता 

होने वाले समस्त व्यक्तियों को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है 
है, रेगुलेशन 48 बी अथवा रेगुलेशन 50ए की व्यवस्थाएं और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मसविदे पर 31 मई, 1975 
आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगी और आडिट को अथवा उसके पश्चात् विचार किया जायेगा । 
क्लर्क द्वारा वह रजिस्ट्रेशन शुल्क अदा करना होगा जो 

__ उपर्युक्त मसविदे के संबंध में किसी भी व्यक्ति से निर्दिष्ट 
कौंसिल द्वारा समय - समय पर निश्चित किया जाता 

तिथि से पूर्व प्राप्त किसी भी आपत्ति अथवा सुमाव पर कौंसिल 

आफ दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया 
सं० 1 -सी० ए० ( 78) / 75 - - चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन्स , नई दिल्ली द्वारा विचार किया जायेगा । 
1964 में किए जाने वाले निश्चित संशोधन का निम्नांकित मसविदा 

उपर्युक्त रैगुलेशन्स में : 
जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक्ट , 1949 ( 1949 का 38वां एक्ट ) , 

रैगलेशन 136 के उप-रेगुलेशन ( 1 ) की व्यवस्थाओं 
के भाग 30 के उप भाग ( 1 ) और ( 3 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का 

में शब्द और अंक " 50 मील " के लिए, शब्द और अंक " 40 
प्रयोग करते हुए प्रस्तावित किया गया है और उसके द्वारा प्रभावित 

किलोमीटर " बदल लें । 
होने वाले समस्त व्यक्तियों को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है 
और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मसविदे पर 31 मई, 1975 

पी० एस० गोपालकृष्णन , 
को अथवा उसके पश्चात विचार किया जायेगा । 

सचिव 


1132 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 19 , 1975 (CHAITRA 29 , 1897 ) 


[ PART ill - SEC. 4 


वाणिज्य मंत्रालय 

वस्त्र उद्योग समिति 
बम्बई, दिनांक 20 मार्च 1975 
वस्त्र उद्योग समिति अधिनियम , 1963 ई० ( 1963 ई 
क्र० 41 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के उपखंडों ( ग ) तथा 
( घ ) के साथ पठित धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , वस्त्र उद्योग समिति , भारत सरकार की पूर्व अनुमति से मिल 
निर्मित सूती धागों का निरीक्षण विनियम , 1966 ई० में संशोधन 
करने के लिए निम्न विनियम बनाती है , अर्थात : ---- 
1, ( 1 ) ये विनियम मिलनिर्मित सूती धागा निरीक्षण 

( संशोधन ) विनियम 1975 ई कहलाएं । 
( 2 ) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन के दिनांक 

से प्रवर्तमान होंगे । 
2 . मिल निर्मित सूती धागा निरीक्षण विनियम 1966 ई० 

के खंड 2 के उपखंड ( क ) के स्थान में निम्न रखा जायेगा , 
अर्थात :-- - 
"( क ) माल का तात्पर्य रद्दी रुई के धागे से अन्य मिल 

निर्मित सूती धागे तथा ऐसे विशेष धागे से है जिसे 
समिति इस निमित्त समय समय पर उल्लिखित करे "। 


तेल एवं प्राकृतिक गैस प्रायोग 
सं० 17 ( 49 )/ 74- रेग /--- तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग 
अधिनियम 1959 ( 1959 का 43 ) की धारा 32 के अन्तर्गत 
दिये गए अधिकारों को प्रयोग करते हुए एवं केन्द्रीय सरकार की 
पूर्व अनुमति सहित तेल एवं प्राकृतिक गैस प्रायोग ( याना भत्ता ) 
विनियमावली 1970 में निम्नलिखित संशोधन करता है : 
1 . ( 1 ) यह विनियमावली तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग 

( यात्रा भत्ता ) संशोधन विनियमावली 1975 
कहलाएगी । 
( 2 ) इनको सरकारी राजपत्र में मुद्रित होने की तिथि 

से लागू माना जाएगा । 
2 . तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ( यात्रा भत्ता ) 

विनियमावली 1970 के विनियम 10 में उपविनियम ( 3 ) 
पैरा ( ख ) उप पैरा (ii ) के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाए जैसे: 
" ( ii ) कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों हेतु । 

बस अथवा अन्य सार्वजनिक वाहन द्वारा यात्रा के 
लिए दिया गया वास्तविक भाड़ा या इन विनियमों के 
अधीन दौरे के लिए कर्मचारी को ग्राह्य दर पर सड़क 
मील भत्ता , जो भी कम हो , किन्तु परिवार के सदस्यों 
को कोई प्रानुषं मिक व्यय ग्राह्य नहीं होगा । 

के० के० धर , 

सचिव 


पी० एन० आनंद , 

सचिव 


- - - - 


- 


- 


- - 


STATE BANK OF INDIA 

CENTRAL OFFICE 


( ii ) Şliri A . S . Puri has assumed charge as Officiating 

General Manager ( Operations ) , Bengal Circle, as 
from the close of busitxess on the 1st February 
1975 , vice Shri S . K . Datta ( 1 ) . 


The following appointment on the Bank s staff is hereby 
notified : - - 


Bombay . the 24th March 1975 
SBD No . 3 / 1975. - It is hereby notified for general 
information that in pursuance of clause ( c ) of sub - section 
( 1 ) of Section 25 of the State Bank of India ( Subsidiary 
Banks ) Act , 1959 (38 of 1959 ) , the State Bank of India , in 
consultation with the Reserve Bank of India , hereby 
nominates Shri N . Rajamanikyanı Ist Cross , Magadi Road , 
Bangalore , as a Director of the State Bank of Mysore for 
or terin of three years from the 24th March 1975 to the 
23rd March 1978 ( inclusive ) in place of Shri R . S . Aradhya , 
who will cease to be a Director from today . 

___ R. K . TALWAR, 

Chairman 


Shri S . C . Nagar has assumed charge as Chief General 

Manager , Hyderabad Circle , As from the 12th 
February 1975 . 


P . C . D . NAMBIAR , 
Dy . Managing Director , 
( Personnel & Servicos ) 


LOCAL HEAD OFFICE 
New Delhi- 110001, the 1st April 1975 


R . V . No. Staft / PCF/ 288. . _ Shri A . K . Dutt Officer Grade 
I took over permanent charge of 11 
garh Branch as at the close of business on the 31st March , 
1975 . 


Bombay, the 28th February 1975 

NOTICES 
The Execulive Committec of the Central Board has de 
cided that the post of Branch Manager at Poona Branch 
and Patna Main Branch be redesignated as Chief Manager , 
with effect from 1st January 1975 und has empowered the in 
cumbent of each of thcsc posts to exercise the signing powers 
Spccified in Regulation 76 ( 1 ) of the State Bank of India 
General Regulations, the present incumbents being Sarvashri 
K . C . Thimhayya and M . R . Kirtane respectively . 
By order of the Executive Committce of Central Board 

The 11th March 1975 
The following aprointments on the Bunk s staff is hereby 
notified : 
( i ) Shri S . K , Datta ( 1 ) has assumed charge us Offi 

ciating Chief General Manager, Bengal Circle , as 
from the close of business on the 4th February 
1975, vice Shri S . C . Nagar . 


K . C . Thiegulations , the 6 (1 ) of the seas 


Shri P . Nabh Ohja , Staff Officer Grade III took over com 
plete charge of Sector 7 (Madhya Marg ) Chandigarh Branch 
on the date of its opening i.e . 24 - 7 - 1974 . 

Shri B. L. Mehra , Officer Grade I took complete charge 
of Punjab Engineering College, Chandigarh Branch on the 
day of its opening i. e . 31 - 8 - 1974. 

Shri M , L , Uppal, Officer Grade I took over permanent 
charge of Punjab University Chandigarh Branch vice Shri 
B . L . Mehra , Officer Grade I es at the close of Busincss on 
29 - 7 - 1974. 


Shri M . S . Sindhwani , Officer Grade I took over temporarily 
as Manager ( PBD ) Punjab University Chandigarh Branch 
with effect from 1st January , 1975 . 


PART III — Sec . 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 19 , 1975 ( CHAITRÀ 29 , 1897 ) 1133 


ES 


in such manter as it may decide , make such pro 
visions or give such directions as appear to be neces 
sary for the removal of the difficulty ." 


The 2nd April 1975 

NOTICE 
No, OMD / 1210 . - Shri G . C . Gurg . Staff Officer Gr -JII 
( SBI) took over as P . S . to Chief Ceneral Manager, New 
Delhi, LHO as from 3rd September 1974 ( commencement) 
2 ) has been empowered to sign and issue the Bank s Divi 
dent Warrants. 

A . S . MONGIA , 
Chief General Manager 


No. 1 -CA (79 ) 175 , -- The following draft of certain amend 
ments to the Chartered Accountants Regulations, 1964, 
which it is proposed to make in exercise of the powers con 
ferred by sub - sections ( 1 ) and ( 3 ) of Section 30 of the 
Chartered Accountants Act, 1949 (Act XXXVIII of 1949 ) , 
is published for information of all persons likely to be affect 
ed thereby and notice is hereby given that the draft will be 
taken up for consideration on or after the 31st May 1975 . 

Any objection or suggestion which may be received from 
any person with respect to the said draft before the dato 
specified will be considered by the Council of the Institute 
of Chartered Accountants of India , New Delhi. 


In the said Regulations : 


STATE BANK OF PATIALA 

HEAD OFFICE 

Patiala , the 1st February 1975 
SBOP No. 10 , - - The following transfers and changes in 
the posting of Bank s Supervising Staff are hereby notified : 

1. Mrs. Saran Maini Officer Grade 1 , to be Assistant 

Accountant, Shastri Bhawan , New Delhi Brarch as 

from the commencement of business on 20 - 12 - 74 . 
2 . Shri K , K . Khandelwad Officer Grade A to the 

Manager , Kasturba Gandhi Marg , New Delhi branch 

as from the close of business on 5 - 10 - 74 . 
3 , Shri Ram Parkash Arora Officer Grade 1 to be 

Mariager , Sharda Nand Marg Delhi Branch as from 
the close of business on 11 - 1 - 75. 


I. In Regulation 40 , in sub - regulation ( 3 ) , for the words 
" Cxcept that 10 fee shall be payable by the articled clerk " , 
substitute the words " cxcept that the articled clerk shall pay 
such registration fee as may be fixed by the Council from 
time to tinie . " 


II . In Regulation 41. in sub - regulation ( 3 ) , for the words 
" except that no fee shall be payahlo by the articled clerk " , 
substitute the words " except that the articled clerk shall pay 
such legistration fee as may be fixed by the Council from 
time to time. " 


4 . Shri S . K . Khurana , Officer Grade II 1o be Assistant 

Accountant, D . G . Delhị Branch as from the com 
mencement of business on 11 - 11 - 74 . 


5 . Shri Ram Chand Rupana, Oficer Grade II , officia 

ted as Manager Sharda, Nand Marg Delhi branch 
from 23 - 12 - 74 AN to 26 , 12 .74 FN vice Shri D . P . 
Saxena Officer Grade I. 


Ul. In regulation 42 , in sub - regulation ( 3 ) for the words 
" cxcept that no fee shall be payable by the articled clerk , 
substiute the words " except that the articled clerk shall pay 
such registration fee as may be fixed by thc Council from 
time to time." 


S . D . GANDA , 
Managing Director 


IV . In Regulation 43 , for the existing sub -regulation 
substitute the following : 


(3 ) , 


" ( 3 ) The articled clerk shall pay for registration of the 

supplementary articles such registration fee as may 

be fixed by the Council from time to time. " 
V . For the existing Regulation 54 , substitute the following 
Regulation 54 : 
" 54 . Transfer of Audit Service 

Where an audit clerk , after termination of his ser 
vice , joins another employer as audit clerk , the 
provisions of regulation 48B or regulation 50A 
Shall " mulatis mutandis " apply and the audit clerk , 
shall pay such registration fee as may be flxed by 
the Council from time to timic . " 


2 


CHANGE IN ADDRESS 
STATE BANK OF INDORE 

HEAD OFFICE 
5 . Yeshwant Niwas Road , Indore 

New Telephone Numbers 
Managing Director s 
Pbone : 6427 

And 
Office : 7274 : 7275 : 7277 : 7278 : 7279 
THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS 

OF INDIA 

The 8th April 1975 

( CHARTERED ACCOUNTANTS ) 
In pursuance of the powers conferred under clausc ( i) of 
Sub - regulation ( 8 ) of Regulation 112 of the Chartered 
Accountants of India Regulations 1964, it is hereby notified 
that the Resignation of Shri J . C . Tandon ( M . No, 7544 ) 
from the nicmbership of the Central India Regional Council 
of the Institute of Chartered Accountants of India , has been 
accepted with effect from 7th June 1974 , 

M . H , SINGHAL 

Chairman 
New Delhi-110001, the 5th April 1975 
No . 1 - CA ( 80 ) / 75 , - ) n pursuance of sub - regulation (2 ) of 
Regulation 59 of the Chartered Accountants Regulations, 1964 , 
the Council of the Institute of Chartered Accountants of India 
is pleased to make the following amendment in the Chartered 
Accountants Students Association Rules . 
For the existing Rule 6 , substitute the following Rule 6 : 
" 6. If any difficulty arises in giving effect to any of the 

provisions of these Rules , the Central Council may, 


No. 1 - CA ( 78 ) / 75 , — The following draft of certain amend 
ments to the Chartered Accountants Regulations, 1964 , 
which it is proposed to make in exercise of the powers con 
ferred by sub - sections ( 1 ) and ( 3 ) of Section 30 of the 
Chartered Accouiltan s Act 1949 ( Act XXXVIII of 1949 ) . 
is published for information of all persons likely to be affect 
ed thereby and notice is hercby given that the draft will be 
taken up for consideration on or after the 31st May 1975 . 


Any objection or suggestion which may be received from 
any peron with respect to the said draft before the date, 
specified will be considered by the Council of the Institute 
of Chartered Accountants of India , New Delhi, 


In the said Regulations : 

1. În sub - regulation (3 ) of regulation 6 , for the words 
" forty - fivc rupees ", substitute tbc words " seventy rupees ". 

II . In sub - regulation ( 4 ) of regulation 6 , for the words 
" one hundred and ten runces " , substitute the words " one . 
hundred and ſifty lupees " . 

JII . In the proviso to sub - regulatiou (4 ) of regulation 6 , 
for the words " sixty - five rupees " , substitute the words 
" eighty rupocs" , 


1134 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 19 , 1975 ( CHAITRA 29 . 1897 ) 


( PART Ut _ Sec . 4 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- -- 


- - 


- 


IV . In sub - revulation ( 5 ) of regulation 6 , for tho words 
" seventy - five rupees " , subsiltute the words " one hundred and 
fifty rupees " . 


" (a ) Material means mill- made cotton yarns, other 

than cotton waste yarns , and such special yarns, as 
may bo specified by the Committee from time to 
time in this behalf" . 


V . In Schedule " A " : 


P . N . ANAND , Secy. 


( 1 ) in paragraph 3 ( ii ) of Form 2 , for the word and 

figure " Rs. 75 / - " substitute the word and figure 
" Rs. 150 / - " . 


DAMODAR VALLEY CORPORATION 

Calcutta , the 20th February 1975 


( 2 ) in paragraph 2 ( ii ) of Form 3, for the words and 

figuro " Rs. 65 / - " , substituie the word and figure 
" Rs. 80 /-" . 


No . 98 . - In excrcise of the powers conferred by 
section 60 of the Damodar Valley Corporation 
Act , 1948 ( 14 of 1948 ) , tho Corporation hereby makes , with 
the previous sanglion of Central Government, tho following 
regulationis further to amcud tho Damodar Valley Corporation 
Service Regulations, published with the notification of the 
Damodar Valley Corporation No. 5 , dated the 28th January , 
1957 pamely : 


( 3 ) in paragraph 1 of Form 6 , substitute the reference 

to the fecs payable as under : 
" Merbership fce - - Rs. 70 .00 / 150 . 00 
Certilicato of Practice fee Rs. 150 . 00 " 


( 4 ) in paragraplı 3 (ii ) of Form 10 , for the word and 

figure " Rs. 75 / - " , substitute the word and figure " Rs. 
150 / " 


1. ( 1 ) These regulations may be called the Damodar Valloy 

Corporation Servico (Amendment ) Regulations, 1975 
(27th Amendmçnt Regulations ) . 


( 2 ) They shall come into force or the date 

publication in the Gazette of India . 


of their 


No. 1 - CA ( 76 ) /74 , - - The following draft of certain amend 
ments to the Chartered Accountants Regulations, 1964 , 
which it is proposed to make in exercise of the powers con 
ferred by sub - sections ( 1 ) and ( 3 ) of Section 30 of the 
Chartered Accountants Act 1949 ( Act XXXVIII of 1949 ) , 
is published for information of all persons likely to be effect 
ed thereby and notice is hereby viven that the draft will be 
taken up for consideration on or after the 31st May 1975 . 


2 . In tho Damodar Valley Corporation Service Regulations, 
for the second paragraph of regulation 30 the following para 
shall be substituted , namely : 


" However, if the first day ( including Sunday ) of the 
following month is a public holiday on which furds for 
disbursement of pay and allowances cannot be drawn from 
the Treasury or the Bank , as the case may be the pay 
and allowances shall be paid on the last working day of 
the nionth to which they relate cxcept in the case of pay 
wid allowances for the month of March which shall be 
paid on the first working day of tho succeeding month ." 


Any obicction or wiggestion which may be received from 
any person with respect to the said draft before the date 
specified will be considered by the Council of tho Institute 
of Chartered Accountants of India , New Delhi, 

In the said Regulations ; 


In the proviso to sub - regulation ( 1 ) of regulation 136 , 
for the figure and word " 50 miles " , substitute the figure 
And words " 40 kilometres " . 


" By order 
B . S . RAGHAVAN , 
General Manager & Sccy . 


P . S. GOPALAKRISHNAN , 

Secretary 


INDIAN AIRLINES 

New Delhi, the 25th March 1975 
No. PFB / 1, -- Pursuant to Regulation 4 ( 1 ) , of the Indian 
Airlines Employees Provident Fund Regulations , 1955 , the 
Indian Airlines horeby notifios tho reconstitution of the Board 
of Trustees , Indian Airlines Employees Provident Fund 29 
follows with effect from 16th February , 1975 : - - 


MINISTRY OF COMMERCE 
TEXTILES COMMITTEE 


President 
1 . Shri Kripal Chund , 

Financial Controller , 
J. A ., Hqrs., New Delhi. 


Bombay, the 2014 March 1975 


In exercise of the powers conferred by section 23, read with 
sub - clauses ( c ) and ( d ) of sub - scotion 2 of section 4 . of the 
Textiles Committco Act 1963 (41 of 1963 ), the Toxtiles Com 
mittce , with the previous sanction of the Central Government, 
makes the following regulations to amend the Mill-made 
Cotton Yarn Inspection Regulations, 1966 , namely 


Member s 
2 . Shri G . D . Mathur, . 

Regional Director, 

I. A ., Calcutta , 
3 . Shri K , N . Kathju , 

Director of Engineering , 
IA . Hors ., New Delhi. 


1 . ( 1 ) These Regulations may be called the Mill-made 

Cotton Yarn Inspection (Amendment) Regulations, 
1975 . 


4 . Shri B . N . Chopra , 

Inspector , 
Ergincering Department, 
L. A ., New Delhi, 


( 2 ) They shall cono irto force on the date of their pub 

lication in the Official Gazette . 


5 . Shri J . B . Shastry . 

Office Superintendent, 
L. A . Calcutta . 


2 . In the Mill -made Colton Yarn Inspection Regulations, 
1966 , in clause 2 , for sub - clause ( a ) , tho following shall be 
substituted , namely : 


N . C , BHARMA, Wg. Cdr . 

Secretary 


TT 


PART III — SEC 4 ] THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 19 , 1975 (CHAITRA 29 , 1897 ) 1135 

- - - - - - - 
- - . - - . - - 
OIL & NATURAL GAS COMMISSION 

Acting Secratary , Punjab Wurf Board . Ambala Cantt . vide 

resolution No. 1947 ) u / s 22 of the Walf Act, 1954 , 
No. 17 ( 49 ) / 74- Reg ( ) . - - In exercise of the powers confer 

Resolution No. 1907 ) . 
red by Section 32 of the Oil and Natural Gas Commission 
Act, 1959 ( 43 of 1959 ) , the Oil and Natural Gas Commission , 
with the previous approval of the Central Government, here 

No, 60 (General ) / 75 - - Resolved to delegate the following 
by fakes !he folowing regulations ſurther to amend the Oil 

powers to Shri G . A . Khan , Acting Secretary , Punjab 
and Natural Gas Commission ( Travelling Allowance ) Regu 

Wakf Board , Ambala Cantt , under section 22 of the Wakf 
lations. 1970 namely : 

Act, 1954 : 
1 . ( i ) These Regulations may be called the Oil and 
Natural Gas Commission ( Travelling Allow 

1. To Instituto criminal complaint in the competent court 
ance ) Amendment Regulations, 1975 . 

at Bhatinda against Shri Jagdish Rai Mittal, Advocate 
( ii ) They shall come into force on the date of their 

Bhatinda and others for cheating and clenical inis 
publication in the official gazette . 

appropriation of the land of the Punjab Wakf Board : 
2 . In the Oil and Natural Gas Commission ( Travelling 

at Bhalinda. 
Allowance ) Regulations , 1970 , in regulation 10 , in sub 
regulation ( 3 ) , ic paragraph ( b ) , for sub paragraph (i ) , the 

2 . To engage counsel and sign necessary Vakalatnama 
following shall be substituted , namely : 

for prosccution of the case . 
" ( ii ) For the members of their families : Actual fare 
paid for the journcy by bus or other public con 

3 . To lodge complaint with the police authorities S . P . E . 
yunce of road mileage at the rates admissible to tho 

for taking such action under the law against Jagdish 
cmploycc on tur under these regulations , which 

Lal Mittal Advocate and others for cheating and cri 
ever is less, but no incidental expenses would be 

minal mis appropriation of the land of the Board at 
admissible to the members of the family ." 

Bhatinda . 
K . K . HDAR , Secy . 

4 . That to serve notices under section 80 C . P . C . on Shri 
to the Commission . 

S . N . Aggarwal, Sub Judge . Bhatinde now posted at 
OFFICE OF THE PUNJAB WAKF BOARD , 

Patiala and report the matter to the Hon ble High Court 
AMBALA CANTT. 

Punjab and Haryana at Chandigarh for instituting do 

partmental inquiry against him . 
DELEGATION OF POWERS 
The Punjab Wakf Board in its Gencral meeting held on 8th 

GHAZANFAR ALI KHAN , 
March , 1975 dclcgates its following powers to Shri G . A . Khan , 

Acting Secretary , Punjab 
Wakf Board , Ambala Cantt . 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OP INDIA PRE99, FARIDABAD 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI , 1979 


